रजिस्ट्री सं० डी . एल -33004 /99 


REGD. NO D. L.-33004/ 99 


. 
. 





स्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड3 - उप - खंड (6) 
PARTII - Section 3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 28 , 2001 / आश्विन 6 , 1923 
NEW DELHL, FRIDAY, SEPTEMBER 28 , 2001/ASVINA 6 , 1923 


- 


- 


- 


सं . 498 ] 
No. 498 ) 


- 


- - 


- 


% 


श्रम मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 27 सितम्बर , 2001 


सा . का .नि . 747( अ ) - कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नांकित 
योजना बनाती है , अर्थात् : 


1. (i) इस योजना को कर्मचारी पेंशन ( द्वितीय संशोधन ) योजना, 2001 के नाम से जाना जाएगा । 


( ii ) यह योजना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 


2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में : 

(i) पैराग्राफ 39 के बाद निम्नांकित स्पष्टीकरण को जोड़ा जाएगा : . 
" 39 -विवरणी प्रस्तुतीकरण : 


" छूट प्राप्त प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी के नियोक्ता तथा/ या छूट प्राप्त प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी के न्यासी बोर्ड, 
आयुक्त को प्रपत्र -I में मासिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे । 


3037 GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i) ] 


प्रपत्र - I 


( पैरा 39 क देखें) 


छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों / प्रतिष्ठानों की श्रेणियों/ 
न्यासी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी 


1. प्रतिष्ठान संबंधी विवरण 

( क ) प्रतिष्ठान का नाम व पूरा पता 


( ख ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदत्त कोड सं . 


2. कर्मचारियों संबंधी विवरण ( सभी शाखाओं/ इकाइयों सहित ) 


00000 


( क ) पिछले माह के अंत तक कर्मचारियों की संख्याः 
( ख ) माह के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों की संख्या : | 
( ग ) माह के दौरान सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या : 
( घ ) माह के अंत में कर्मचारियो की संख्याः 

{( क ) +( ख )-(ग) 
( ङ ) उक्त ( घ ) में से छोड़े गए कर्मचारियों की संख्याः 
( च ) माह के अंत में पेंशन निधि योजना के सदस्यों की संख्या ( कृपया 

विभिन्न स्थानों की इकाइयों के विवरण अलग - अलग दें । यदि 
आवश्यक हो , तो अलग शीट लगाएं ) 


000 
00000 
000 


| 3. न्यासी बोर्ड का गठन 
( क ) मौजूदा बोर्ड के गठन की तिथि : 
। ( ख ) इसका कार्यकाल 
( ग ) न्यासियों की कुल संख्याः 

(i ) कर्मचारियों के प्रतिनिधि . 
( ii ) नियोक्ताओं के प्रतिनिधिः 


दिन 


माह 


वर्ष 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4. मजदूरी, अंशदान आदि 


DODDOO . 


D0 % 


| DODIO 


( क ) कुल मजदूरी की राशि जिस पर पेंशन अंशदान देय है : 
( ख ) पेशन निधि में अंशदान की दर : 
( ग) वर्तमान माह के लिए स्थानांतरित की जाने वाली पेंशन अंशदान 

राशि 
पिछले माह के अंत में न्यासी बोर्ड को स्थानांतरित की जाने वाली | 
बकाया राशि, यदि कोई हो 

00000000रु 
( ङ ) ( ग ) और ( घ) का योगः 
( च) न्यासी बोर्ड को स्थानांतरित की गई वास्तविक राशिः 


. 


___ न्यासी बोर्ड को स्थानांतरित की जाने वाली शेष राशि , यदि हो || 

H 
{( ङ )- ( च) } 
( ज) क्या निधि के स्थानांतरण हेतु अधिनियम की धारा 7 थ के देय हॉ - 
ब्याज का भुगतान कर दिया गया है ? 

नहीं । 
( झ ) माह के अंत में देय ब्याज राशिः 

0000रु. 


0000 


5 . पेंशनभोगी संबंधी विवरण 
( क ) माह के अंत में पेंशनभोगियों की संख्या : 
(i) सदस्य (स्वयं) पेंशनभोगीः 
- अधिवर्षिता पेंशनः 
- समयपूर्व पेंशनः 
- अपंगता पेंशनः 


000000 000000 000000 


( ii) पति / पत्नी पेंशनभोगी 
- सेवाकाल में मृत्यु : 
- सेवाकाल के उपरांत मृत्यु : 

पेंशनभोगी के रूप में मृत्यु : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I--- SEc . 36 ] 


( iii ) पेंशनभोगी बच्चे 
- सामान्य बच्चेः 
- अपंग बच्चेः 

( आजीवन पेंशन ) 
( iv ) अनाथ पेंशनभोगीः 
( v) नामित पेंशनभोगी : 
( vi ) आश्रित माता-पिता पेंशनभोगीः 


0000 
0000 

000 
0000 
0000 
0000 रु. 


( ख ) माह के दौरान भुगतान की गई पेंशन की कुल राशिः 


6. निर्गम मामलों से संबंधित विवरण 

माह के दौरान आहरण करने वालों की संख्या 
( ख ) माह के दौरान भुगतान की गई राशि 


DDDD00 रु. 


( ग ) उन निर्गम मामलों की संख्या जिनमें योजना प्रमाण जारी किया गया | 


| 


[ भाग 1 - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 . निवेश संबंधी विवरण 


0000000Dr. 


( क ) माह के प्रारंभ में पेंशन निधि में पड़ी कुल राशिः 
( ख) माह के दौरान प्राप्त राशिः 
( i) नियोक्ता के अंशदान के जरिए: 

- चालू माहः 
- बकाया, यदि होः 


00000000 रु. 
00000000 रु. 
00000000 


(ii ) परिपक्व प्रतिभूतियों / जमा का नकदीकरण: 


( iii ) निवेश पर ब्याज / लाभांशः 
(iv ) अन्य - ट्रांसफर- इन- मामले 
( v ) क्षति , यदि कोई होः 


0000000 . 
00000000 रु. 
0000000 रु. 
00000000 रु. 
00000000 रु. 


( vi) संबंधित भुगतान पर ब्याज, यदि होः 
( vii) अन्य / विविध, यदि होः 
( कृपया स्पष्ट करें ) 


( ग) माह के दौरान किया गया भुगतानः 


0000000 
00000000 रु. 


( घ) माह के दौरान निवेश की गई राशिः 


प्रतिभूति : 
- केंद्र सरकारः 
- राज्य सरकारेंः 
- अन्य, यदि हो : 


DDDDDDDD . 
D0000000 रु. 
00000000 रु. 
HODDDDDD . 
हां - 


जमा 
- सार्वजर्नाक वित्तीय संस्थान / बैंकः 


( ङ ) क्या निवेश की प्रक्रिया का पालन किया गया है। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (1)] 


( च ) यदि हां , तो प्रतिशत बताएं 
( i ) प्रतिभूति 

-केंद्र सरकार : 
- राज्य सरकारः 
- अन्य : 


பபா 


( ii ) जमा 


सार्वजनिक वित्तीय संस्थान /बैंक 
( iii ) जीवन बीमा निगम से वार्षिकी खरीद 


_ 0 % 


( छ ) रोकड़ / बैंक में निवेश न की जा सकी राशिः 


DDLEDD 
DODODOOD 


8. भुगतान का तरीका 
__ { का निशान लगाएं } 
- बैंक के जरिए 
- डाकघर के जरिए 
- वार्षिकी की खरीद कर जीवन बीमा निगम के जरिए : 
- अन्य , यदि हो (कृपया स्पष्ट करें ) 
9 . स्थापना पेंशन निधि के नियम 


0000 


सांविधिक पेंशन योजना ( कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 ) के अनुरूप नियम 
बनाने के लिए माह के दौरान किए गए संशोधन का ब्यौरा , यदि हो 


तिथि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नियोक्ता / बोर्ड के न्यासियों के हस्ताक्षर , 

मुहर सहित 


[ भाग 


- खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii ) तालिका ग में 


( क ) टिप्पणी को हटा दिया जाए । 
( ख ) कॉलम 1 में संख्या "3500 " के बाद तथा कॉलम ( 2 ) में संख्या 1481 के बाद निम्नांकित को 

शामिल किया जाएगा, अर्थात् : 


( 2 ) 


( 1) 


( 2 ) 


5050 
5100 
5150 
5200 
5250 
5300 
5350 
5400 
5450 
5500 
5550 
5600 
5650 
5700 


5756 


3550 
3600 
3650 
3700 
3750 
3800 
3850 
3900 
3950 
4000 
4050 
4100 
4150 
4200 
4250 
4300 
4350 
4400 
4450 
4500 
4550 
4600 
4650 
4700 
4750 
4800 
4850 
4900 
4950 
5000 


1501 
1521 
1541 
1561 
1581 
1601 
1621 
1641 
1661 
1681 
1701 
1721 
1741 
1751 
1761 
1771 
1781 
1791 
1801 
1811 
1821 
1831 
1841 
1851 
1861 
1871 
1881 
1891 
1896 
1901 


1906 
1911 
1916 
1921 
1926 
1931 
1936 
1941 
1946 
1951 
1956 
1961 
1966 
1971 
1976 
1981 
1986 
1991 
1996 
2001 
2006 
2011 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2051 


5800 
5850 
5900 
5950 
6000 
6050 
6100 
6150 
6200 
6250 
6300 
6350 
6400 
6450 
6500 


[ फा . सं. एस - 65012/ 1/2000 - एस. एस. II ] 

उर्मिला शर्मा, अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SBC, 3 (1)] 


rewut : 49 999 HANI, 1995 YRST MYA, YTT II, U5 3 (i) farin 16 796 , 1995 
को सा. का. नि . 748 ( अ ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसमें उसके बाद निम्नांकित अधिसूचनाओं के जरिए 

संशोधन किए गए थे : 
(i) 1. 1 .f . 134 farlich 28 .02 . 1996 
( ii ) FLA . . 376 FHIC 27 . 10 . 1997 
( iii) . 1. 9 . 66 farlich 6 .03 .1999 
(iv ) Al .CAL. FT . 41 f41ef 29.01. 2000 
( v ) Fl.co .f . 383 ( 37) fentiat 24 .5.2001 


MINISTRY OF LABOUR 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th September , 2001 


G . S . R . 747 (E ). - In exercise of powers conferred by section 6A read with sub - sec 
tion (1 ) of section 7 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 , 
the CentralGovernment hereby makes the following scheme further to amend the Employees 
Pension Scheme, 1995 , namely : 


1. 


(i) This Scheme may be called the Employees Pension 
( Second Amendment) Scheme, 2001. 


(ii) 


It shall come into force from the date of its publication in 
the Official Gazette . 


2 . 


In the Employees Pension Scheme, 1995 . 


(i) 


after paragraph 39 the following explanation shall be 
inserted : 


“ 39 - A Submission of Return :-- 
“ The employer of the exempted establishment or class of 
establishments and / or the Board of Trustees of the exempted 
establishment or class of establishments shall submit a monthly 
return to the Commissioner in Form – 1. 


[ TT --2 


300) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM 1 
(See paragraph 39 A ) 


Monthly Return to be submitted by the exempted 
establishments / class of establishments / Board of Trustees . 


1. DETAILS OF ESTABLISHMENT: 
( a ) Name of the establishment with full address: 
(b ) Code No. allotted by the Employees Provident Fund 

Organisation : 


2 . DETAILS OF EMPLOYEES (INCLUDE ALL 
BRANCHES/ UNITS ETC .) 
(a ) No. of employees as at the end of previous month : 
(b ) No. of employees who joined during the month : 

( 111 
( c ) No. of employees who left service during themonth : 
( d ) No. of employees as at the end of the month : 
[( a ) + (b )-( c )] 

பபபா 
(e) Outof (d ) above, no. of excluded employees: 
( f) No. of Pension Fund members as at the ena of the month ( Please furnish VDU 

much ID 
the above mentioned details unit- wise situated at different places. Attach OOOD 
separate shect, if necessary ] 


3 . ÇONSTITUTION OF BOARD OF TRUSTEES : 
(a ) Date on which the present Board was constituted : 
(b ) Its term : : 
(c ) Total number of Trustees: 

( i) Employees Representatives : 
( ii) Employer s Representatives : 


ID 00 UNDO 
DD MM Y Y Y Y 
1 YEARS 


303761 / 2001 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART I - Sec, 30 ) 


Rs.[70000OO 

17 % 
Rs.00000000 


4 . WAGES . CONTRIBUTIONS ETC . 
(a ) Amount of gross wages liable to Pension Contribution 
(b ) Rate of contribution io Pension Fund 
( c ) Amount of Pension contribution to be transferred for the 

current month . 
(d ) Amount of arrears due , if any , for transfer to the Board of 

Trustees at the end of the previous month . 
(e) Total of (c ) & (d ). 
(f) Amount actually transferred to the Board of Trustees : 
( g ) Balance due , if any, for transfer to the Board of Trustees 

[(e )-( f) ] 
(h ) Whether the interest payable under Section 7Q of the Act for 

the belated transfer of Funds, if any , has been paid ? 
(i) Amount of interest still payable at the end of the month ; 


Rs./ 000DIIN 
Rs.OLITIIL 
Rs.ToN ( ) 
Rs.l ]Q0001001 
Yes D 
No o 
Rs LINOND 


5 . DETAILS OF PENSIONERS 
(a ) No of Pensioners at the way vi themonth 


הרווחה 


(1) Member (Self) Pensioners : 

- Superannuation Pension . 
- Early Pension 
- Disablement Pension . 


Ciljo ! 
OLO ! 
0001 ) 


1000 


( ii ) Spouse Pensioners: 

- Death in service 
- Death away from service : 

· Death as pensioner : 
(iii) Children Pensioner : 

- Normal Children : 
- Disabled Children : 

(Life- long pension ) 


בחום 


( iv )Orphan Pensioner: 
(v ) Nominee Pensioner : 
(vi) Dependent parents pensioner : 


LINUO 
Rs.[ 1111010 


(b ) 


Total amount of Pension paid during the month : 


6 . 


DETAILS OF EXIT CASES 
No . of Persons who have taken Withdrawal benefit during 
the month : 


0100 


the month . 


Rs.[ OL00 ) 


( 471 II - 


453(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


RCULO 


7. DETAILS OF INVEȘTMENT 
(a ) Amount lying invested in the Pension Fund in the 

beginning of the month : 
(b ) Amount received during themonth : 
(i) By way of Contribution from the employer : 

Currentmonth 

Arrears, if any, 
( ii ) Encashment of matured securities/deposits : 


Rs. 11 || | | 
Rs. 3000T 
Rs.OTELLIT 


(iii ) Interest/dividend on investments : 
(iv )Other transfer- in - cases : 
(v ) Damages , if any,: 
(vi) Interest on belated payments, if any ,: 
(vii ) Miscellaneous, if any ,: 

( Please specify ) 


Rs.ULILL 
Rs.LIIT ) ili! ! . 
Rs.1 TIINA 
Rs.000000 
Rs.ON LOON1 


(c) Payments made during the month 


: 


Rs. 171 ! ! 


! 


! 


JL 


L . l . 


1 


( d ) Amount invested during themonth : 

Securities 
- Central Government : 
- State Governments 
- Others, if any , : 
Deposits 
- Public Financial Institutions/ Banks : 


Rs. .; 
Rs. I . 


Rs.... . ill - . . 


Rs./ 2011 


e ) Whether pattern of investment followed ? 


Yes 
No 


i 
! 


(f) If so , classify the percentage: 
( i) Securities 

- Central Government 
- State Government 

- Others 
(ii) Deposits 

Public Financial Institutions/Banks 


303761/ 2001 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 11 — SBC , 3 (1)] 


( iii ) 


Annuity purchased from Life Insurance Corporation : 


Rs.OTINIOL] 


( g ) Amount lying un - invested in Cash /Bank : 


RsLUJULIJU 


8 . MODE OF DISBURSEMENT 

| Tick one 


Through Bank 
Through Post Offices 
Through LIC by purchase of Annuity 
Others, if any, (Please specify ) 


ㄷㄷㄷㄷ 


9 . RULES OF ESTABLISHMENT S PENSION FUND 
Details of amendment, if any carried out during 

the 
month to make the Rules at par with the Statutory Pension 
Scheme ( Employees Pension Scheme 1995 ) 


Date 


Signalure with official seal of the 
Employer / Trustces of the Board 


[ m I - 0300 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii) in the Table C 

(a ) note shall be omitted . 
(b ) Under column (1 ) after figure “ 3500 ” and under column (2 ) 

after figure " 1481" the following shall be inserted, namely : 


( 1 ) 


( 2 ) 


5050 


( 2 ) 
1501 
1521 
1541 
1561 
1581 
1601 
1621 
1641 
1661 
1681 
1701 


1721 


1741 
1751 


1761 


3550 
3600 
3650 
3700 
3750 
3800 
3850 
3900 
3950 
4000 
4050 
4100 
4150 
4200 
4250 
4300 
4350 
4400 
4450 
4500 
4550 
4600 
4650 
4700 
4750 
4800 
4850 
4900 
4950 
5000 


1771 
1781 
1791 
1801 
1811 
1821 
1831 
1841 
1851 
1861 
1871 
1881 
1891 
1896 
1901 


5100 
5150 
5200 
5250 
5300 
5350 
5400 
5450 
5500 
5550 
5600 
5650 
5700 
5750 
5800 
5850 
5900 
5950 
6000 
6050 
6100 
6150 
6200 
6250 
6300 
6350 
6400 
6450 
6500 


1906 
1911 
1916 
1921 
1926 
1931 
1936 
1941 
1946 
1951 
1956 
1961 
1966 
1971 
1976 
1981 
1986 
1991 
1996 
2001 
2006 
2011 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2051 


[F. No. 5-65012 /1/2000-SS-1 ) 


URMILA SHARMA , Under Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 ( )] 


Foot Note :- The Employees Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India , 

Part- II , Section 3 ( 1) dated the 16th Nov., 1995 G .S .R . No. 748 (E ) and the 
Scheme was subsequently amended by the following notifications : 


(i) GSR 134 dated 28.02. 1996 
( ii) GSR 376 dated 27. 10 . 1997 
( iii ) GSR 66 dated 6 .03. 1999 
( iv ) GSR 41 dated 29.01. 2000 
(v ) GSR 383(E ) dated 24.5.2001 


Printod by the Managor, Govt. of India Pross , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi - 110064 

and Published by the Controllor of Publiontions , Delhi- 110034 . 


